रजिस्ट्री सं०110 221 


REGISTERED NO. D . 221 


JUNE 


८ 


CH 


44414 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग II - - खण्ड 3 -- उपखण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Suh-section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- : 


सं0 197 ] 

No. 197 ] 


नई दिल्ली , सोमबार, जून 27, 1966/ प्राषाढ़ 6, 1888 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 27, 1966/ ASADHA 6, 1888 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to thls Part in order that it may be filled 

as a separate compilation . 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Rallway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th June 1966 
S . O . 1937 . - In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian 
Rallways Act, 1890 (Act IX of 1890 ), the Central Government hereby appoint 
Shri R . Anandakrishna, Deputy Commissioner , Belgaum , as whole time Claims 
Commissioner to deal with all claims for compensation arising out of the accident 
involving 203 UP Bangalore -Poona Express on Londa - Belgaum Section of the 
Southern Railway on the 26th May , 1966 . His headquarters will be at Bangalore . 

[ No. E ( O ) II - 66AP1 / 9. ] 
P. C . MATHEW, Secy. 


रेल मंत्रालय 
(रेलव बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जून , 1966 
एस० प्रो० 1938. - 26 मई 1986 को दक्षिण रेलवे के लौंडा-बेलगाम खण्ड पर 
203 अप बैंगलूरू-पूना एक्सप्रेस की दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाले क्षतिपूर्ति के सभी दावों 

( 1071 ) 


1072 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 11 - 9EC . 8 ( 19) 


- 


- 


का निबटारा करने के लिए भारतीय रेल अधिनियम 1890 ( 1890 का अधिनियम IX ) के 
खण्ड 82- बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार एतदद्वारा श्री आर० 
आनन्दकृष्ण , डिप्टी कमिश्नर, बेलगांम को पर्णकालिक दावा कमिदनर नियक्त करती है । उनका 
मुख्यालय बंगलूरु में होगा । 

[ मं० ई ( प्रो ) II -66 ए० पी० 1/ 1 ] 

पो० चै० मैथ्यू , 
सचिव , रेलवे बोर्ड । 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELAI, 1966 


